निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 आश्विन 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1094 ) पटना , सोमवार , 28 सितम्बर 2015 

परिवहन विभाग 


- 


- 


- 


- 


81 


अधिसूचना 

15 जून 2015 
सं0 07 / स्था0 - 11 - 01 / 2015 – परि0 – 2816 — श्री विश्वेश्वर नाथ मिश्रा, निदेशक , बिहार न्यायिक 
अकादमी, गायघाट, पटना की सेवा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 8123 दिनांक 
05.06. 2015 द्वारा अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण , पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति 
हेतु सौंपी गई है । उक्त परिपेक्ष्य में श्री मिश्रा को प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय 
न्यायाधिकरण , पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करते हुए पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से ; 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1094-571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


